रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04 /0009/ 2003-05 


भारत सरकार 


REGD. No. G - 3 / DL ( N )-04 /0009 /2003-05 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं . 2 ] 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 495 


दिल्ली, अप्रैल 13 - अप्रैल 19 , 2018, बृहस्पतिवार / चैत्र 23 - चैत्र 29, 1940 
DELHI, APRIL 13 — APRIL 19 , 2018 , THURSDAY/CHAITRA 23 — CHAITRA 29 , 1940 


No. 2 ] 


[ N.C.T.D. No. 495 


भाग V– खण्ड II 


PART V - SECTION II 


दिल्ली प्रशासन के कार्यालय अध्यक्षों द्वारा प्रकाशित नोटिस और अन्य मामले एवं विधि मामले जो पिछले खण्डों में सम्मिलित 

नहीं किए गए 


Notices and other matters published by Heads of Offices of Delhi Administration and miscellaneous matters not 

included in other Sections 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विकास विभाग 
( कृषि विपणन निदेशालय ) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 18 अप्रैल, 2018 
स. एफ 8(39 )/2016/डी.ए.एम./एम.आर./983.—दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम 
संख्या 7, 1999 ) की धारा 43 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कृषि उपज विपणन समिति , नजफगढ, नई दिल्ली की पहली बैठक 
दिनांक 12.04.2018 में अध्यक्ष के चुनाव के उपरान्त , मैं , गरिमा गुप्ता , निदेशक, कृषि विपणन , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , निम्नलिखित को 
उपरोक्त विपणन समिति का अध्यक्ष अधिसूचित करती हूं: 

श्री नरेश कुमार शर्मा, 
सु ० श्री तिलक राज शर्मा, 
1506 / 16 सी, मकसुदाबाद कालोनी, नजफगढ़ , 

नई दिल्ली-110043. 
उपरोक्त अध्यक्ष का कार्यकाल दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम , 1998 की धारा 44 के अर्न्तगत प्रावधान के अनुसार होगा । 


अध्यक्ष 


आदेश पर, 


गरिमा गुप्ता ,निदेशक , कृषि विपणन 


2289 DG/ 2018 


( 5 ) 


6 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 19 , 2018 /CHAITRA 29 , 1940 


PART V - II ] 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 


(DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING ) 


NOTIFICATION 


Delhi, the 18th April , 2018 
No. F. 8 ( 39 )/2016/DAM/MR/983.-In exercise of the powers conferred by section 43 of the Delhi 
Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999 ) and consequent upon the election of 
Chairman of the Agricultural Produce Marketing Committee, Najafgarh , New Delhi during the first meeting of the 
aforesaid Marketing Committee held on 12.04.2018, I, Garima Gupta , Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT 
of Delhi hereby notify the name of the following as Chairman of the aforesaid Marketing Committee : - 


Chairman 


Sh . Naresh Kumar Sharma, 
S /o Sh . Tilak Raj Sharma, 
1506 / 16C ,Maksudabad Colony, 
Najafgarh , New Delhi- 110043. 


The term of the office of the Chairman of the aforesaid Marketing Committee shall be as per the provisions 
under section 44 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998. 

By Order, 


GARIMA GUPTA , Director, Agricultural Marketing 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018.04.28 
13:23:46 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


